रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L . - 33004/99 


1 


. 


. 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- - 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागा - खण्ड 1 
PARTI— Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 13] 

नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 17 , 2007 / पौष 27 , 1928 
No. 13] 

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17 , 2007/PAUSA 27, 1928 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय . 

( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना । 
नई दिल्ली , 17 जनवरी , 2007 

सं . 79 /( आर ई - 2006 ) / 2004 - 2009 
फा . सं. 01 / 94/ 180 / 0423 / एएम - 07 / पीसी -I. - विदेश व्यापार नीति , 2004 - 2009 के पैराग्राफ 2.4 के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1) ( 7 -4 - 2006 तक 
अद्यतन ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

1. पैरा 3. 21 .1 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- - - 


। 


स्वामित्व वाले और साझेदारी वाली फर्मों के मामले में मुख्यालय और प्राइवेट 
लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के मामले में पंजीकृत कार्यालय /कार्पोरेट 
कार्यालय द्वारा ईडीआई समर्थित पत्तनों के माध्यम से सभी निर्यातों हेतु एकल 
समेकित आवेदन फोकस मार्केट स्कीम के तहत ड्यूटी क्रेडिट प्रदान करने हेतु 
आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र में उसमें निर्धारित दस्तावेजों सहित संबंधित क्षेत्रीय 
लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । आवेदन छह महीनों के आधार पर , 

यानि अप्रैल-सितम्बर और अक्तूबर -मार्च, आवेदन प्रस्तुत करना होगा जहाँ वसूली 
.. . आवेदन अवधि के दौरान की गई है । 01- 04- 2006 को अथवा इसके बाद किए गए . . 
. निर्यात इन लाभों के पात्र होंगे । अग्रिम भुगतान के मामले में , आवेदन की अवधि में . . 
शामिल करने के लिए निर्यात की तारीख को ध्यान में रखा जायेगा । 


. 


स्कीम के तहत ड्यूटी क्रेडिट का दावा करने हेतु आवेदन , आवेदन की अवधि 
( आवेदन की अवधि यानि अप्रैल 06 से सितम्बर 06 के लिए आवेदन की अंतिम 


176 G1/ 2007 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I -- SEC . 1 ] 


तारीख 31 मार्च, 2007 होगी ) की अंतिम तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर 
प्रस्तुत करना होगा । 


. 2. 


पैरा 3. 21 . 3 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 


“ ड्यूटी क्रेडिट हकदारी प्रमाण -पत्र बी आर सी / एफ आई आर सी के अनुसार प्राप्त 
किए गए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर दिया जाएगा । ऐसे मामलों में जहाँ आवेदक 
वसूली के बाद ड्यूटी हकदारी प्रमाण -पत्र के लिए आवेदन करता है अथवा 
अपरिवर्तनीय साख - पत्र के प्रति पोतलदान किए गए हैं अथवा विनिमय बिल बैंक द्वारा 
बिना किसी शर्त के प्राप्त किए गए/ स्वीकार किए गए/ गारण्टी दी गई हो और 
निर्यातक बैंक द्वारा इसकी पुष्टि की गई हो और बैंक द्वारा संगत निर्यात एवं वसूली 
बैंक प्रमाण-पत्र में प्रमाणित किया गया हो , तो ड्यूटी हकदारी प्रमाण - पत्र 
हस्तांतरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी किया जाएगा। " 


3. 


पैरा 3. 21 . 4 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 


“ ड्यूटी क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र पंजीकरण के एकल पत्तन के लिए जारी किया 
जाएगा । पंजीकरण का पत्तन, उन पत्तनों में से एक पत्तन होगा जहाँ से निर्यात 
किया गया है । तथापि , आवेदक ( आईसीडी/ एलसीएस सहित ) पंजीकण के पत्तन से 
टीआरए प्राप्त करने के बाद किसी अन्य पत्तन के जरिये आयात हेतु ड्यूटी क्रेडिट 
स्क्रिप का उपयोग कर सकता है । " 


आयात निर्यात प्रपत्र में फोकस मार्केट स्कीम हेतु आवेदन पत्र को अनुलग्नक क . . . . 
के तौर पर संलग्न किया गया है । 


इसे लोकहित में जारी किया जाता है | 


भवानी सिंह मीना, 
महानिदेशक , विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


.... 


. 
. 
. 
- 
- 
- 
- 
- 


[ भागा - खण्ड 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुलग्नक - क . 


+ 914 


फोकस मार्केट स्कीम के लिए, आवेदन 

आयात निर्यात प्रपत्र 
· आवेदकों के लिए दिशा निर्देश 


1. • आवेदन -पत्र की दो प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँ जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो । 


2. 


आवेदन पत्र का प्रत्येक अलग पृष्ठ आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए । 


क . भाग 1 और भाग 4 आवेदक द्वारा भरा जाए। इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले 

आवेदनों के मामले में , भाग 1 की हार्ड प्रति प्रस्तुत न की जाए । तथापि ऐसे मामलों में 

जहाँ आवेदन अन्य रूप से प्रस्तुत किया जाए , भाग 1 की हार्ड प्रति प्रस्तुत की जाए .I. 
ख . भाग 2 के केवल संबंधित भाग भरे जाएँ | 


. . 


4. 


आवेदन के साथ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार दस्तावेज़ होने चाहिए । 


10क . फोकस मार्केट स्कीम आवेदनों के लिए 


। 


परिशिष्ट 21ख के अनुसार आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण दर्शाती हुई बैंक 
रसीद ( प्रतिलिपि में )/ डिमाण्ड ड्राफ्ट / ई एफ टी विवरण | शुल्क इस आवेदन के 
उप- खण्ड 10ख के अनुसार किए गए दावे के सन्दर्भ में अदा किया जाएगा | 


- 


2. 


शिपिंग बिल (बिलों) की निर्यात संवर्धन (ई पी ) प्रति । 


3. 


परिशिष्ट 22क में दिए गए अनुसार निर्यात एवं वसूली का बैंक प्रमाण -पत्र अथवा 
दस्तावेज़ों के सीधे लेन देन के मामले में फॉरेन इन्वर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट (एफ 
आई आर सी ) अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से निर्यात आय को 
निष्प्रभावी करने के मामले में परिशिष्ट 22घ । एफ आई आर सी के मामले में , . 
निर्यातक से एक घोषणा - पत्र कि प्रेषण शिपिंग बिल (बिलों) सं0 ........ 
दिनांक .................. के अनुसार है, भी प्रस्तुत किया जाएगा । 


निर्यात आदेश और बीजक की प्रतियाँ । . . .. . 


4. 
टिप्पणी : 


__ (1) ऐसे मामलों में , जहाँ किसी अन्य स्कीम के तहत लाभों के दावे के लिए. शिपिंग 

बिल की ई पी प्रति/निर्यात बिल और / या बैंक वसूली प्रमाण-पत्र ( जहाँ कहीं लागू 
हो ) प्रस्तुत किया गया है आवेदन शिपिंग बिल की ई पी प्रति की और / या बैंक 
वसूली प्रमाण पत्र की स्वतः सत्यापित फोटो प्रति साथ में लगाई जाए । ऐसे 
मामलों में , आवेदक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी का सन्दर्भ सं0 / फाइल सं0 भी 
लिखेगा जहाँ शिपिंग बिल की मूल ई पी प्रति और/ या बी आर सी प्रस्तुत की गई 


. 


. 


व 


.. 


.. 


- 


- 


- 


- 


-- 


THEGAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


PART I - Sec . 1] 


( 2 ) 


ऐसे मामलों में , जहाँ शिपिंग बिल की ई पी प्रति खो गई है, दावे पर विचार-विमर्श 
किया जा सकत है बशर्ते कि निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गये हों : 


क ) मूल के स्थान पर सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी शिपिंग बिल की प्रतिलिपि / 

प्रमाणित प्रति : 
ख ) गुम हो गए शिपिंग बिल के संबंध में हकदारी के 2 % के बराबर आवेदन शुल्क | 

तथापि यदि शिपिंग बिल सरकारी एजेंसी द्वारा गुम हुआ है और इस संबंध में . 
दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया गया है तो शुल्क नहीं लिया जाएगा । 
शिपिंग बिल के गुम हो जाने के बारे में निर्यातक द्वारा शपथ पत्र और यदि उसके 
बाद यह मिल जाए तो इसे तत्काल संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को वापिस करने की 

वचनबद्धता । 
घ ) निर्यातक से इस आशय का क्षतिपूर्ति बँध-पत्र कि गुम हुए शिपिंग बिल के प्रति 

जारी किए गए शुल्क क्रेडिट पर यदि कोई हानि हो तो वह वित्तीय हानि के लिए 
सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा । 
स्कीम के तहत शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी केवल सीमा शुल्क ई डी आई 
समार्थित पत्तनों के जरिए लदानों के निर्यात को मंजूर की जायेगी | 


3 ) 


भाग - 1 


टिप्पणी - 


जहाँ सूचना/ आंकड़े आप पर लागू न हो लागू नहीं लिखें | 


1. आई ई सी ब्यौरे 

i. आई ई सी संख्या 
| ii . जारी करने की तारीख 
iii . जारी करने वाला प्राधिकारी 


+ 


+ 


- 


- 


2. आवेदक फर्म का ब्यौरा 

i. नाम 
| ii . पता 

( कम्पनी के बारे में पंजीकृत कार्यालय और 

अन्य के बारे में मुख्यालय का पता ) 
iii . भारत और विदेश में स्थित शाखाओं/प्रभागों/ यूनिटों /फैक्टरियों 

का पता ( यदि जरुरी हो तो अलग से शीट लगाएं ) 
| iv. टेलीफोन 
| v . ई मेल पता ( डी जी एफ टी के साथ पत्र व्यवहार हेतु ) 


P 


- 


- 


- 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


याद 


3. आवेदक फर्म के स्वामी/ साझेदारों /निदेशकों/कर्ता/ न्यासी का ब्यौरा । 

(यदि जरुरी हो तो अलग से शीट लगाएं ) 
i. नाम 
ii . पिता का नाम 
iii . आवासीय पता 
iv. टेलीफोन 


| 4. फर्म की प्रकृति ( कृपया निशान लगाएं ) 

i. सरकारी उपक्रम 
| ii. सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनी 
iii . निजी लिमिटेड कम्पनी 
iv. स्वामित्ववाली 

v. साझेदारी 
| vi. अन्य 


5 . निर्यातक की किस्म ( कृपया निशान लगाएं ) 
i. व्यापारी निर्यातक 
ii . विनिर्माता निर्यातक 
iii. सेवा प्रदायक 
| iv . अन्य ( कृपया उल्लेख करे) 

v . व्यापारी सह विनिर्माता 


- 


6. औद्योगिक पंजीकरण ब्यौरा 
i. एस एस आई/ ई एम या आई एल पंजीकरण संख्या 
ii . जारी करने की तारीख 
iii. जारी करने वाला प्राधिकारी 
iv . जिस उत्पाद हेतु पंजीकृत है 


. 


. 


7. सेवा कर पंजीकरण ब्यौरा ( सेवा प्रदायकों के बारे में ) 
i. सेवा कर पंजीकरण संख्या 
ii . जारी करने वाला प्राधिकारी 
| iii . जिन सेवाओं हेतु पंजीकृत है 
176 GI /07 - 2 - . 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPART I --- SEC. 1 ] 


8. आर सी एम सी ब्यौरा 
i. आर सी एम सी संख्या 
ii . जारी होने की तारीख 
iii . जारी करने वाला प्राधिकारी 
iv. तक वैध 
v . जिन उत्पादों हेतु पंजीकृत है 


9. स्तर सदन का ब्यौरा 

i. एक / दो / तीन / चार /पाँच सितारा 
| ii . प्रमाणपत्र संख्या 

iii . जारी करने की तारीख 
iv. जारी करने वाला प्राधिकारी 
v . तक वैध 


10 . पैन का ब्यौरा 

i. पैन संख्या 
| ii . जारी करने वाला प्राधिकारी 


- 


- 


11. उत्पाद शुल्क का ब्यौरा 
i. उत्पाद शुल्क पंजीकरण संख्या 
ii. जारी करने वाला प्राधिकारी 


-- 


- 


| 12. वैट का ब्यौरा 

i. वैट पंजीकरण संख्या 

ii. जारी करने वाला प्राधिकारी 
13. विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों हेतु कारोबार का ब्यौरा 


वित्त वर्ष 


वार्षिक घरेलू कारोबार । वार्षिक निर्यात कारोबार 
( लाख रुपये ) 

( लाख रुपये ) 


[ भागा - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


भाग - 2 


- 


| 1. आई ई सी संख्या 


. 


| 2 . आवेदक का ब्यौरा 

i. नाम 
| ii . पता 


। 


- 


| 3. आवेदन (जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है उसे चिह्नित करें): 

i. आयातक निर्यातक कोड संख्या ( आई ई सी ) 
ii . प्रतिबंधित मदों हेतु आयात लाइसेंस 
iia. भारत - अमरिका ज्ञापन के तहत आयात प्रमाण पत्र 
iii . प्रतिबंधित मदों हेतु निर्यात लाइसेंस 
iiia. स्कोमेंट मदों हेतु निर्यात लाइसेंस 

vi . स्टार निर्यात सदन प्रमाणपत्र . 
___ v. अग्रिम प्राधिकार पत्र/ डी एफ आर सी 
va. . रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र 
vb. हीरा अग्रदाय प्राधिकार पत्र 
vc. डी ई पी बी 
vd. शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र 
vi . ई पी सी जी प्राधिकार पत्र 
vii . . भारत से सेवित . 
viii . विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना ( वीकेजीयूवाय ) 
ix. टार्गेट प्लस स्कीम 
x. अरिवल उद्योग दरों पर शुल्क वापसी का दावा करने हेतु . 

शुल्क वापसी दरों का निर्धारण / अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी . 
xa. फोकस मार्केट स्कीम .. 
xb. फोकस उत्पाद स्कीम 


THEGAZETIEOF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I - SEC. 1] 


- 


- 


4. आवेदन का ब्यौरा( इलैक्ट्रानिक रुप से आवेदन प्रस्तुत 

करने के मामले में ): 


4 


| i. ई सी ओ एम सन्दर्भ संख्या 
ii . सर्वर पर प्रस्तुति की तारीख 
iii. किस क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया 
| iv. फाइल संख्या 
iv. जारी करने की तारीख 


5 . आवेदन शुल्क का ब्यौरा 

राशि (रुपये) 
डिमांड ड्राफ्ट/बैंक रसीद/ इलैक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर सं . 
जारी करने की तारीख 
बैंक का नाम 
बैंक की शाखा का नाम 


टिप्पणी : 


1. 


प्रपत्र में केवल एक श्रेणी के लिए आवेदन किया जा सकता है । 


2. 


आई ई सी संख्या जारी करने हेतु आवेदन के मामले में क्रमांक 1 पर 
सूचना खाली छोड़ दी जाए । 

उप खण्ड - 10ख 
(फोकस मार्केट स्कीम हेतु ) 


1 . निर्यातों का ब्यौरा जिसके लिए अप्रैल से सितम्बर / अक्तूबर से मार्च *. 
तक भुगतान किया गया । 
क्रम सं० शिपिंग शिपिंग बिल निर्यात की | निर्यात का आई टी मद 
बिल सं0 की तारीख तारीख * पत्तन * * * सी ( एच एस ) विवरण 

कोड 
| (1) (2) ( 3) ( 4) ( 5) (6) (7) 


फोकस 


मार्केट 


कोड 
(8 ) 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


बी आर बी आर सी / एफ | बी आर सी / एफ हकदारी हकदारी 
सी / एफ | आई आर सी के | आई आर सी में | की दर । ( रु0 में ) 
मार्ट । | अनसार प्राप्ति की उल्लिखित . . 
आर सी तारीख ( अग्रिम अनुसार पोत 
सं0 | भुगतान के मामले में पर्यन्त निशुल्क 

निर्यात की तारीख ) | मूल्य 

* * 
(9) ( 10 ) 7 ( 11 ) . (12) ( 13 ) 

1. 25 % (13) = 

(11) * {(12) } 


लागू कमीशन फोकस मार्केट 
( यदि कोई हकदारी 
हो , अनुपूरक (रु0 में ) 

और/ अथवा 
विलम्बित 
कमीशन ) 


. 


(14 ) 


(15 ) 
(15 ) 
= (13) -( 14 


2. अपेक्षित अलग- अलग प्रमाणप्रत्रों की संख्या (प्रत्येक 5 लाख रुपयों के गुणकों में ) 
3. पंजीकरण का पत्तन ( आयात प्रयोजन हेतु) * * * 
4. क्या आंवेदन अनुपूरक दावे हेतु हैं ( उसी आवेदन अवधि हेतु अन्य आवेदन , जिसमें 

निर्यात शिपमेंट शामिल है जो पहले शामिल नहीं था ।) हाँ /नहीं/ यदि हाँ तो प्रारम्भिक संदर्भ 
. . फाइल संख्या ....... 

(* 1 अप्रैल , 2006 को अथवा उसके बाद किए गए निर्यात और जिसके प्रति अप्रैल से 
सितम्बर | अक्तूबर से मार्च आवेदन अवधि में भुगतान प्राप्त किया गया । स्कीम के तहत 
अन्य कोई दावे एस/ बी के प्रति अनुमत नहीं होंगे जिसमें ऊपर दिए गए उप खण्ड 10क के 
क्रमांक 1 के तहत आंशिक प्राप्तियाँ भी शामिल हैं । 
( * * शिपमेंट के प्रति प्राप्ति की गुणक तारीखों के मामले में , इस कॉलम में प्राप्ति की 
आखिरी तारीख का उल्लेख करना होगा तथा इस तारीख को आवेदन अवधि ( अप्रैल - 
सितम्बर / अक्तूबर - मार्च) के निर्धारण हेतु ध्यान में रखा जाएगा । इस कॉलम की सभी 
तारीखें आवेदन अवधि की होनी चाहिए). । 


... (* * * पंजीकरण का पत्तन वह होगा जहाँ से निर्यात किया गया हो ) 

. भाग 4 

. 


घोषणा/ वचनबद्धता 


मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि इस आवेदन में दिया गया ब्यौरा और 
प्रस्तुत विवरण मेरी/ हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और 
कोई भी जानकारी छुपाई अथवा रोकी नहीं गई हैं । 
मैं / हम यह पूर्ण रूप से समझता हूँ / समझते हैं कि आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी 
/ जानकारी यदि असत्य या झूठी सिद्ध हुई तो मुझे/ हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई या 
कोई भी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसाकि कानून में निर्धारित या अन्यथा 
अपेक्षित हो । . . 


1992) 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEc. 1] 


- 


- 


- 


- 


मैं / हम विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम 1992, इसके अधीन बनाए 
गए नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति , प्रक्रिया- पुस्तक और आयात निर्यात 

मदों के आईटीसी ( एच एस ) वर्गीकरण के उपबंधों का पालन करूँगा / करेंगे । 
4क . मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि फर्म / कम्पनी जिसके लिए आवेदन 

किया गया है को सीमाशुल्क अधिनियम , उत्पाद अधिनियम , विदेश व्यापार ( विकास 

एवं विनियमन ) अधिनियम 1992 और फेरा/ फेमा के तहत दण्डित नहीं किया गया है । 
4ख. मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि फर्म/ कम्पनी का मालिक / साझेदार । 

निदेशक / कर्ता/ ट्रस्टी जैसा भी मामला हो, किसी अन्य फर्म / कम्पनी जो (i) विदेश 
व्यापार महानिदेशालय की प्रतिकूल नोटिस में आई हैं , में मालिक / साझेदार /निदेशक / 

कर्ता/ ट्रस्टी नहीं है । 
4ग. मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि फर्म/ कम्पनी का मालिक / साझेदार / 

निदेशक/ कर्ता/ ट्रस्टी जैसा भी मामला हो , किसी अन्य । फर्म / कम्पनी का 
मालिक / साझेदारी /निदेशक / कर्ता/ ट्रस्टी नहीं है जिसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की 

चेतावनी सूची में शामिल है । 
4घ. मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि न ही फर्म / कम्पनी के पंजीकृत 

कार्यालय/ मुख्य कार्यालय को और न ही इसकी कोई अन्य शाखा कार्यालय/ यूनिट । 
प्रभाग को चूककर्ता ठहराया गया है और जो अन्यथा नीति की किसी शर्त के तहत 
आयात /निर्यात वचनबद्धता के लिए अयोग्य ठहराया गया है । 
मैं / हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि अपने पंजीकृत /मुख्य कार्यालय अथवा 
किसी भी शाखा/ एकक / एककों / प्रभाग / प्रभागों द्वारा किसी अन्य क्षेत्रीय प्राधिकारी को 
किसी प्रकार के लाभ (जिसमें आयातक निर्यातक कोड संख्या जारी करना भी 

शामिल है) को प्राप्त या उसके लिए आवेदन नहीं किया गया है । 
5क . मैं / हम एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ/ करते हैं कि मैं / हम एससीओएमईटी की मदों 

जोकि आईटीसी ( एचएस ) निर्यात - आयात मदों का वर्गीकरण , 2004 -09 के परिशिष्ट 
2 के अनुलग्नक 3 में उल्लिखित हैं , का अनुसरण किया है और निर्यातित / प्रस्तात 
निर्यात मदें इस सूची में शामिल नहीं हैं और मैं / हम विदेश व्यापार नीति , आईटीसी 
( एचएस ) की अनुसूची 2 और प्रक्रिया पुस्तक ( भाग - 1 ) में उल्लिखित 
एससीओएमईटी मदों के निर्यात की नीति के प्रावधानों का पालन करूँगा/ करेंगे चाहे 
वह योजना जिसके तहत निर्यात / प्रस्तावित निर्यात किया जाना है, कोई भी हो ( यदि 
एससीओएमईटी मद के निर्यात लाइसेंस के लिए कोई आवेदन किया जाता है तो 
उस मामले में रेखांकित भाग को हटाया जा सकता है ) 
मैं / हम दृढ़तापूर्वक घोषित करता/ करते हैं कि मैंने/ हमने निर्यात संवर्धन परिषद् जोकि 
हमारे व्यापार की मुख्य धारा से संबंधित है, से आरसीएमसी प्राप्त किया है/ आवेदन 
किया है । अगर हमने किसी अन्य परिषद् को आवेदन किया है, तो वह प्रक्रिया 
पुस्तक ( खण्ड- 1 ) के पैरा 3. 12 और पैरा 3. 12. 1 के प्रावधानों के अनुरूप है । 


। 


- [ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 ( ख). 


( केवल फोकस मार्किट योजना के मामले में लागू) 


. क. मैं / हम एतद्द्वारा यह घोषित करते हैं कि फोकस मार्किट योजना के तहत इससे 

पहले शिपिंग बिल जोकि हाल ही में उपर्युक्त उप भाग x ख में सम्मिलित किए गए . 
हैं , इस आवेदन के तहत लाभों के परिकलन के लिए कोई लाभ नहीं प्राप्त किया 

गया है । 
ख . मैं / हम एतद्द्वारा यह घोषित करते हैं कि वह निर्यात उत्पाद जिसके लिए इस आवेदन 

के तहत लाभ माँगा गया है, में कोई शिपमैंट शामिल नहीं है जिसके लिए फोकस 
उत्पाद योजना या विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के तहत कोई लाभ नहीं 
लिया गया है/लिया जाएगा । . 
मैं / हम एतदद्वारा यह घोषित करते हैं कि वे पोत लदान जिसके लिए इस आवेदन के 
तहत लाभ माँगा गया है में केवल वही निर्यात शिपमैंट शामिल हैं जोकि कस्टम्स 
ईडीआई एनेबल्ड पोर्टस द्वारा निर्यातित हैं । . 
मैं /हम एतद्द्वारा यह घोषित करते हैं कि वे पोत लदान जिसके लिए इस आवेदन के 
तहत लाभ माँगा गया है में केवल वही निर्यात/शिपमैंट शामिल हैं जिनका भुगतान 
विदेश से अपने नाम पर प्राप्त किया है । 
मैं /हम एतद्द्वारा यह घोषित करते हैं कि वे निर्यात , जिनके लिए लाभ माँगा गया है, 
में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे । 
(i) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2. 35 के तहत आयातित वस्तुओं का निर्यात या 

ट्रांसशिपमैंट द्वारा किए गए निर्यात । 
( ii ) एसईजैड के तहत परिचालित एककों का निर्यात कारोबार या उनके द्वारा 

निर्मित उत्पादों और डीटीए यूनिटों के जरिए निर्यातित ऐसी इकाईयों को की . 

गई आपूर्तियां । 
(iii ) ‘मान्य निर्यात । 
(iv ) एसईजैड को की गई आपूर्तियाँ । 


घ . 


. 


___ मैं , एतद्द्वारा, प्रमाणित करता हूँ कि मैं नीति के पैराग्राफ 9. 9 के 

घोषणापत्र को सत्यापित और हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ 


. 


. . 


.. . 


. स्थान 
तारीख 


आवेदक के हस्ताक्षर 
नाम 
कार्यालय का पता 
दूरभाष 
आवासीय पता 
ई मेल पता 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART - Sec . 1] 


E 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 17th January , 2007 

No. 79 /(RE - 2006 )/2004 - 2009 
F . No. 01 /94 /180 /0423/AM -07/PC - I. - In exercise of powers conferred under Paragrah 2.4 of 
the Foreign Trade Policy 2004 - 2009 ,the Director General of Foreign Trade hereby makes the following 
amendments in the Handbook of Procedure ( Vol. 1) (Updated as on 7 -4 - 2006 ): 


OM 


1 . Paragraph 3.21. 1 is amended to read as follows: 
" A single consolidated application for all exports through EDI enabled 
ports shall be filed by the Head Office in case of Proprietorship and 
Partnership firms and Registered Office Corporate Office in case of 
Private Limited and Public Limited Companies to the concerned 
Regional Authority in the Aayaat Niryaat Form along with the documents 
prescribed therein for grant of duty credit . The application shall be filed 
on a six monthly basis , i.e . April - September and October – March where 
realization has been made during the period of application , Exports made 
on or after 01 . 04 .2006 shall be eligible for the benefits. In case of 
Advance Payment, date of exports shall be taken into account for 
inclusion in the period of application . 


The application for claiming duty credit under the scheme shall be 
submitted within a period of six months from the last date of the period 
of the application (i.e. for the period of application April’06 to 
September 06 , the last date of application shall be 31stMarch 2007).“ 


2 . Paragraph 3.21. 3 is amended to read as follows: 

“ The duty credit entitlement certificate shall be granted on FOB value 
· realized as per BRC / FIRC . In cases where the applicant applies for 

the credit entitlement certificate after realization or shipments are 
made against irrevocable letter of credit or bill of exchange is 
unconditionally Avalised / Co- Accepted / Guaranteed by a bank and 
the same is confirmed by the exporters bank and certified by the bank 
in the relevant Bank certificate of Export and Realization , the credit 
entitlement certificate shall be issued with transferable endorsement." 


3. Paragraph 3 .21.4 is amended to read as follows: 

“ The duty credit entitlement certificate shall be issued with a single 
port of registration . The port of registration shall be one of the ports , 
from which the exports have been made. However , the applicant may 


[ HTI 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


use the duty credit scrip for imports through any other port ( that 
includes ICD /LCS ) after obtaining TRA from the port of registration ." 


. 


4 . The application form for Focus Product Scheme in the Aayaat 

Niryat Form is annexed as annexure A . 


. 


This issues in Public interest. 


B .S .MEENA , 
Director General of Foreign Trade and Ex- officio , Addi. Secy . 

Annexure A 
For Focus Product Scheme Applications 

Aavaat Nirvat Form 

GUIDELINES FOR APPLICANTS 
1. Two copies of the application must be submitted unless otherwise mentioned . 
2. Each individual page of the application has to be signed by the applicant. 
3. : a . Part 1 & Part 4 has to be filled in by all applicants . In case of applications submitted electronically , no hard 

copies ofPart 1 may be submitted . However in cases where applications are submitted otherwise , hard copy of 

Part 1 has to be submitted . 
. . b . Only relevant portions of Part 2 need to be filled in . 
4 . Application must be accompanied by documents as per details given below : 
XB . For Focus Product Scheme applications 

1. Bank Receipt (in duplicate )/Demand Draft/EFT details evidencing payment of application fee in terms of 

Appendix 21B . The fee will be paid in reference to the claim made as per Sub - section XB - of this 

application . . 
2 . Export promotion (EP) copy of Shipping Bill(s ). 
3. Bank Certificate of Exports and Realisation as given in Appendix 22A or Foreign Inward Remittance 

Certificate (FIRC) in the case of direct negotiation of documents or Appendix 22D in the case of offsetting 
of export proceeds with the approval of RBI. In case of FIRC , a declaration from the exporter that the 

remittance is in respect of Shipping Bill(s) No – __ _ dtd _ _ _ shall also be furnished . 
4 . Copies of Export Order and Invoice . 
Note : 
(i) In cases where original EP copy of Shipping Bill(s) Bill of export and /or Bank Realisation Certificate 

has been submitted for claiming benefits under any other scheme (where ever applicable ), the 
application shall be accompanied by a self attested photocopy(s) of EP copy of Shipping Bill(s ) and/ or 
Bank Realisation Certificate . In such cases , the applicant shall also quote Reference no./ File no. of . 
the concerned Regional Authority where the original EP copy of Shipping Bill(s ) and for BRC have 

been submitted . 

( ii) In case where EP copy of the Shipping Bill has been lost, claim can be considered subject to 
submission ofthe following documents: 

a) A duplicate / certified copy of the Shipping Bill issued by the Customs Authority in lieu of 
original; 
b ) An application fee equivalent to 2 % of the entitlement in respect of lost Shipping Bills . 
However, no fee shall be charged when the Shipping Bill is lost by the Government 
agencies and a documentary proof to this effect is submitted ; 
c ) An affidavit by the exporter about the loss of Shipping Bills and an undertaking to 
surrender it immediately to the concerned Regional Authorities, in case the same is found 
subsequently 
d ) An indemnity bond by the exporter to the effect that he would indemnify the Government 

for the financial loss if any on account of duty credit issued against lost Shipping Bills . 
(iii) The duty free credit entitlement under the scheme shall be granted to export of shipments through 
Customs EDI enabled ports only. 


176 GT / 07 - 4 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 


SEC. 1 ] 


PART 1 


Note: Please state Not Applicable wherever the information /data is not applicable to you . 


1. TEC Details 


i. IEC Number 
ii. Date of Issue 
iii. Issuing Authority 


2. Applicant Firm Details 


i Name 


li . Address 
(Registered Office in case of Companies and 
Head Office in case of Others ) 
ili. Address of all Branches/Divisions/Units /Factories 
located in India & abroad (attach extra sheet if required ) 
iv . Telephone 
V. Email address (for correspondence with DGFT) 


.. 


. 


- 


- 


- 


| 3 . Details of Proprietor/Partners / Directors /Karta Trustee 

of the applicant firm (attach extra sheet if required ) 


- 


- 


- 


- 


i. Name 
i. Father s Name 
iii. Residential Address 
iv . Telephone 


4 . Nature of Concern (please tick ) 


i. Government Undertaking 
| 11. Public Limited Company 

iii. Private Limited Company 
iv . Proprietorship 
V . Partnership 
vi. Others 


5 . Type of Exporter ( please tick ) 


i Merchant Exporter 
ii. Manufacturer Exporter 
iii. Service Provider 
iv. Others (please specify ) 
v . Merchant cum Manufacturer 


6 . IndustrialRegistration Details 


i SSI/IEM /LOI O IL Registration Number 


[ 971 - aus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ li. Date of issue 
iii. Issuing Authority 
iv . Products for which registered 
7. Service Tax Registration Details ( in case of Service providers ) 


| i. Service Tax Registration Number 

jj, Issuing Authority 
| iii. Services for which registered 


8. RCMC Details 


i.. RCMC Number 
ii. Date of issue 
iïi. Issuing Authority 
iv . Valid upto 
v . Products for which registered 


9. Status House Details 


i One Two Three /Four/Five Star 
li. Certificate Number 
iii. . Date of Issue 
| iv . Issuing Authority 

V . Valid Upto 


| 10 . PAN Details 


i. PAN Number 
| iii. Issuing Authority 


11. Excise Details 


1. Excise Registration Number 
li. Issuing Authority 


12. VAT Details 


: 


İ, VAT Registration Number 
ii. Issuing Authority 


13. Turnover Details for the preceding three licensing years 


FY 


Annual Domestic Turnover 
(Rs Lakhs) 


Annual Export Turnover (Rs Lakhs ) 


THEGAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[Part I - Sec. 1] 


PART 2 


1 . IEC Number 


2. ApplicantDetails 


i. Name 
ii. Address 


3. Application for ( please tick the category forwhich the application is being made): 


- 


-- 


.....-- 


.. 


...... 


- 


- 


| I. Importer Exporter Code Number (IEC ) 
| II. Import Licence for Restricted Items 
FIA . Import Certificate under Indo - US Memorandum 
III. Export Licence for Restricted Items 
HA. Export Licence for SCOMET Items 
IV . Star Export House Certification 
V . Advance Authorisation / DFRC 
VA . Gem Replenishment Authorisation 
VB . Diamond Imprest Authorisation 
VC . DEPB 
VD . Duty Free import Authorisation 
VI. EPCG Authorisation 
VII . Served from India 
VIII. Vishesh Krishi And Gram Udyog Yojana (VKGUY) 
IX . Target Plus Scheme 

X . Claiming Duty Drawback on All Industry Rates/Fixation of Drawback 
| Rates/Refund of Terminal Excise Duty 
XA. Focus Market Scheme 
XB . Focus Product Scheme 


....... 


.. 


4 . Application Submission Details ( in case of electronically submitted applications) 


1 ECOM Reference Number 

ii. Date of Submission on Server 
| iii. Submitted to which Regional Authority 

iv . File Number 
v . Date of issue 


5 . Application Fee Details 


Amount (Rs) 
Demand Draft /Bank Receipt/ Electronic Fund Transfer No 
Date of issue 
Name of the Bank on which drawn 
Bank Branch on which drawn 


AM AL 


Note ; 
1 . Only one category of application may be made in the Form . 
2 . In case of application for issue of IEC number, information at Serial No 1 may be left blank 


[ YTTI Q51] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


SUB SECTION XB 

(For Focus Product Scheme) 
1. Details of exports for which payment realized during April to September October to March * 


Si | Shipping | Shipping | Date of 
No Bill No Bill Date Export " 


Port of 
Export*** 


ITC (HS ) | Item 
code Description 


: 


Focus 
Product 
Code 

(8 ) 


(11 (2) 


( 6 ) 


Entitlement 


BRCI 
FIRC 
No 


Rate of 
Entitlement 


(in Rs .) 


Date of FOB value 
Realisation Las 

as per mentioned 
BRC / FIRC in BRCI 
( or Date of FIRC 
Exports in 

case of 
Advance 
Payment)** 
(10 ) 

(11) 


Cut applicable T Focus Product 
(if any , i. e . Entitlement 
supplementary 
and /or late cut) ( in Rs.) 

(in Rs.) 


( 9 ) 


L 


(12 ) 
1. 25 % 


(13 ) 
( 13 ) = (11) 
*(12) 


( 15 ) 
13 ) - (1.4 ) 


2 . Number of Split Certificates required in multiples of Rs 5 lakhs each ): 
3. Port ofRegistration (for the purpose of imports)*** 


4 . Whether the application is for supplementary claim (another application for the same period of application 
which includes export shipments not included earlier)- yes / no 

If yes , initial reference File No. 


Exports made on or after 15 April 2006 and against which payment have been realized during the application 
period April to September October to March . No further claims shall be allo 
under SI.No1 of Sub -section XB , even in case of part realizations.) 
(* * In case ofmultiple dates of realization against a shipment, the last date of realization is to be mentioned in this 
column and this date shall be taken into account to determine the period of application (April-Sept / Oct-Mar). All the 
dates of this column should be in the period of application .) 
(** * The port of registration shall be one of the ports from which the exports have been made .) 


- 


. 


. 


- 


- 


---- 


. 


PART 4 

DECLARATION /UNDERTAKING : 
IMehereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the 
best ofmy/ our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from . . 
IMe fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render 
me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted . 
IMe undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation ) Act , 1992 , the 
Rules and Orders framed there under, the Foreign Trade Policy , the Handbook of Procedures and the ITC (HS) 

Classification of Export & Import Items. 
4a . I/We hereby certify that the firm /company for whom the application has been made has not been penalized 

under the Customs Act, Excise Act, Foreign Trade (Development & Regulation ) Act 1992 and FERA/FEMA . 
I/Wehereby certify that none of the Proprietor/ Partner (s)/ Director (s)/Karta /Trustee of the firm /company, as the 
case may be , is / are a Proprietor/Partner (s)/Director(s)/Karta /Trustee in any other firm /Company which has 

come to the adverse notice of DGFT. 
4c . 

We hereby certify that the Proprietor/Partner (s)/Director(s)/Karta Trustee, as the case may be, of the 
- fim /company is /are not associated as Proprietor /Partner (s)/Director(s )/Karta /Trustee in any other fim /company 

which is in the caution list of RBI. 
176 GI /07 - S . . . . .. . . 


.- 


4b . 


-- 


-- 


.. 


. 


. 


. 


. 


.. 


. 


.-. 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part I - SEC . 1) 


. 


- 


4d . 


- 


5A 


We hereby certify that neither the Registered Office /Head Office of m / company nor any of its Branch 
Office (s )/Unit (s)/Division (s) has been declared a defaulter and has wtherwise been made ineligible for 
undertaking import/export under any of the provisions of the Policy . 
IMWe hereby declare that we have not obtained nor applied for such benefits ( including issuance of an 
Importer Exporter Code Number) in the name of our Registered /Head Office or any of our . 
Branch (s )/Unit (s )/Division ( s ) to any other Regional Authority . 
1/We hereby declare that we have perused the list of SCOMET items as contained in the Appendix 3 to the 
Schedule 2 of the ITC (HS) Classifications of Export- Import items, 2004 -09 and that the item (s) exported / 
proposed to be exported does not fall within this list and that / We agree to abide by the provisions of the 
Policy for export of SCOMET items contained in the Foreign Trade Policy , Schedule 2 of ITC (HS ) and the 
Handbook of Procedures ( Vol. ), irrespective of the scheme under which the item is exported / propcsed to be 
exported ( the underlined portion will be deleted in case an application for export license for SCOMET item is 
being filed ). 
I e solemnly declare that I/We have applied for / obtained a RCMC to the Export Promotion Council which 
pertains to our main line of business . In case we have applied to any other council, the application has been 
made within the purview of the provisions of Para 3 . 12 and Para 3 . 12 . 1 of the Handbook of Procedures (Vol 1). 


15 (B ). (Applicable in case of Focus Product Scheme only ) 
a . Mehereby declare that no benefit under Focus Product Scheme was availed previously against Shipping Bills 

currently included in Sub Section XB above for calculation of benefit under this application . 

I/We hereby declare that export product for which the benefit is being claimed under this application does not 
contain any shipment for which benefit under the Focus Market Scheme or under Vishesh Krishi and Gram 
Udyog Yojana has been claimed / will be claimed . 
I/We hereby declare that shipment for which benefit is claimed under this application contains only those export 
shipments exported through Customs EDI enabled ports . 
I/We hereby declare that shipment for which the benefit is being claimed under this application contains only 
those exports / shipments for which payments from abroad have been received in own name. 
I/We hereby declare that exports for which the benefit is being claimed does not include 


(1) Export of imported goods covered under Para 2 , 35 of the Foreign Trade Policy or exports made 

through transshipment, 
(ii) Export turnover of units operating under SEZ Scheme and 100 % EOU Scheme or products 

manufactured by them and exported through DTA units . 
(iii) Deemed Exports . 
( iv ) Supplies made to SEZ units . 


18 . 


Thereby certify that I am authorised to verify and sign this declaration as per Paragraph 9. 9 of the Policy . . 


Place 


Date 


Signature of the Applicant 
Name 
Designation 
Official Address 
Telephone 
Residential Address 
Email Address 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


